पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़ /दुर्ग/09/ 2013-2015. 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 143] रायपुर, रविवार, दिनांक 24 मार्च 2024 --- चैत्र 4, शक 1946 


गृह (सी-अनुभाग) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 18 मार्च 2024 
संशोधित अधिसूचना 


क्रमांक एफ-4-4/ गृह - सी / 2024.--- इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 16-02-2024 
द्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( अधिनियम 25 सन्‌ 1946 ) की धारा 6 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में हुई 
अनियमितता की शिकायतों के संबंध में जिला बालोद के थाना अर्जुन्दा में दर्ज अपराध क्रमांक 28 / 2024 धारा 
420, 120-बी भादवि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7- क एवं 12 व जिला 
रायपुर के थाना एसीबी / ईओडब्ल्यू में दर्ज अपराध क्रमांक 05 / 2024 धारा 120-बी, 420 भा-द.वि, भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7- क एवं 12 की जांच एवं अनुसंधान करने के लिए 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार 
की सहमति प्रदान किया गया था। शाखा प्रमुख, सीबीआई / एसीबी, छत्तीसगढ़, माना, रायपुर के पत्र क्रमांक 
DPI124RPR/Misc./ ८675८ 2021/CBI/97, Dt. 13.03/2024 के परिपेक्ष्य में उक्त अधिसूचना में 
निम्नलिखित संशोधित किया जाता है | 


संशोधन 


दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( अधिनियम 25 सन्‌ 1946 ) की धारा 6 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में हुई 
अनियमितता की शिकायतों के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टोमन सिंह 
सोनवानी, तत्कालीन सचिव, श्री जीवन किशोर ध्रुव एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 15-02-2024 को जिला 
बालोद के थाना अर्जुन्दा में दर्ज अपराध क्रमांक 28 / 2024 धारा 420, 120-बी भादवि, भ्रष्टाचार निवारण 
अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7- क एवं 12 की जांच एवं अनुसंधान करने के लिए दिल्ली विशेष 
पुलिस at : सदस्यों को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार की सहमति 
प्रदान की जाती है | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. पी. कौशल, उप-सचिव. 


285 


286 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2024 


अटल नगर, दिनांक 18 मार्च 2024 
संशोधित अधिसूचना 


क्रमांक एफ-4-4/ गृह - सी / 2024.--- इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 16-02-2024 
द्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( अधिनियम 25 सन्‌ 1946 ) की धारा 6 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में हुई 
अनियमितता की शिकायतों के संबंध में जिला बालोद के थाना अर्जुन्दा में दर्ज अपराध क्रमांक 28 / 2024 धारा 
420, 120-बी भादवि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7- क एवं 12 व जिला 
रायपुर के थाना एसीबी / ईओडब्ल्यू में दर्ज अपराध क्रमांक 05 / 2024 धारा 120-बी, 420 भा.द.वि, भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7- क एवं 12 की जांच एवं अनुसंधान करने के लिए 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार 
की सहमति प्रदान किया गया था। शाखा प्रमुख, सीबीआई / एसीबी, छत्तीसगढ़, माना, रायपुर के पत्र क्रमांक 
DPI124RPR/Misc./ ८675८ 2021/CBI/97, Dt. 13.03/2024 के परिपेक्ष्य में उक्त अधिसूचना में 
निम्नलिखित संशोधित किया जाता है | 


संशोधन 


दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( अधिनियम 25 सन्‌ 1946 ) की धारा 6 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में हुई 
अनियमितता की शिकायतों के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टोमन सिंह 
सोनवानी, तत्कालीन सचिव, श्री जीवन किशोर ध्रुव एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध जिला रायपुर के थाना 
एसीबी/इओडब्ल्यू में दिनांक 07-02-2024 को दर्ज अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 120-बी, 420 भा.द.वि., 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7- क एवं 12 की जांच एवं अनुसंधान करने के 
लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के 
विस्तार की सहमति प्रदान की जाती है | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. पी. कौशल, उप-सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


